रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


- 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 212] 
No. 212 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 8 , 2007 / वैशाख 18 , 1929 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 8, 2007/VAISAKHA 18, 1929 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 8 मई , 2007 

सं. 47 / 2007 - सीमा शुल्क ( गै,टै. ) 
सा. का .नि . 331 ( अ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 11 की उप - धारा 
( 2 ) के खंड ( ढ़ ) और ( प ) के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 156 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त . 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 
1. लघु शीर्ष, प्रारंभ और प्रवर्तन 
(i) इन्हें बौद्धिक सम्पदा अधिकार ( आयातित माल ) प्रवर्तन नियमावली, 2007 कहा जा सकता है। . . 
(ii ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे । 
(iii ) ये आयातित माल पर लागू होंगे । 


2. 


परिभाषाएँ 


( क ) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले माल " का अर्थ है कोई भी माल जिसे अधिकार 
धारक अथवा अधिकार धारक द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति की सहमति लिए बिना भारत में अथवा भारत 
के बाहर बौद्धिक सम्पदा विधानों का उल्लंघन करते हुए तैयार किया जाता है, उसका पुनः उत्पादन किया 
जाता है, उसका वितरण किया जाता है अथवा उसका अन्यथा प्रयोग किया जाता है; 
( ख) " बौद्धिक सम्पदा " का अर्थ है कापीराईट जैसा कापीराईट अधिनियम, 1957 में परिभाषित किया 
गया है, ट्रेड मार्क जैसा ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 में परिभाषित किया गया है, पेटेंट जैसा पेटेंट 
अधिनियम , 1970 में परिभाषित किया गया है, डिजाईन जैसा डिजाईन अधिनियम, 2000 में परिभाषित 
किया गया है और मौगोलिक संकेत जैसा माल का भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और अभिरक्षण ) 
अधिनियम, 1999 में परिभाषित किया गया है; . . . 
(ग) बौद्धिक सम्पदा विधि का अर्थ है कापीराईट अधिनियम, 1957, ट्रेड मार्क अधिनियम , 1999, पेटेंट 
अधिनियम, 1970, डिजाईन अधिनियम, 2000 अथवा माल का भौगोलि संकेत (पंजीकरण और अमिरक्षण) 
अधिनियम, 1999; .. . 


. 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( )] 


NA 


+ 


RA 


_. .. _ 


( घ) अधिकार धारक का अर्थ है प्राकृतिक व्यक्ति अथवा विधिक समष्टि जिसे लागू विधियों के अनुसार 
संरक्षित बौद्धिक सम्पदा का स्वामी समझा जाएगा, इसके उत्तराधिकारी अथवा विधिवत प्राधिकृत विशिष्ट 
लाइसेंसधारी तथा उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा अधिकारों के संरक्षण के लिए प्राधिकृत व्यक्ति , कारपोरेशन 
अथवा संघ । 


3. 


अधिकार धारक द्वारा नोटिस 


(1) अधिकार धारक बौद्धिक सम्पदा अधिकार के उल्लंघन के लिए संदिग्ध माल मंजूरी को निलम्बित रखने 
के संबंध में अनुरोध करते हुए इन नियमों में निर्धारित शर्तो के अधीन प्रक्रियाओं के अनुसार बौद्धिक सम्पदा 
अधिकारों के उल्लंघन वाले माल के आयात वाले बंदरगाह पर सीमा शुल्क आयुक्त अथवा आयुक्त द्वारा 
इसके लिए प्राधिकृत सीमा शुल्क अधिकारी को लिखित में सूचना दे सकता है । 
( 2) बौद्धिक सम्पदा अधिकार का उल्लंघन करने वाले माल के संबंध में नोटिस इन नियमों के अनुबंध 
में विहित प्रपत्र पर दी जाएगी । 
(3) प्रत्येक ऐसी नोटिस के साथ आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दस्तावेज होगा जो 2000 रु. ( दो हजार 

रु. मात्र) का आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण होगा । 
(4) उप नियम (2) के अंतर्गत प्रपत्र में यथापेक्षित कोई सूचना नहीं दिए जाने पर सीमा शुल्क आयुक्त 
अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त मामले के अनुसार अधिकार धारक को अथवा उसके प्राधिकृत 
प्रतिनिधि को 15 दिनों के अंदर उसे प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, और इस अवधि को पर्याप्त 
कारण बताने पर बढ़ाई जा सकती है । 
(5) अधिकार धारक सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सूचना देगा यदि उसका बौद्धिक सम्पदा अधिकार वैध 
नहीं रह जाए अथवा वह ऐसे बौद्धिक सम्पदा अधिकार का स्वामी नहीं रह जाए । 


4 . 


आयुक्त द्वारा नोटिस का पंजीकरण 


( 1) नियम 3 के उप नियम (1) के अंतर्गत नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 30 कार्य दिवसों के अंदर 
अथवा नियम 3 के उप-नियम (4 ) में यथा निर्धारित बढ़ाए गए समय के खत्म होने की तिथि से आयुक्त 
आवेदक को यह अधिसूचित करेगा कि नोटिस पंजीकृत की गई अथवा अस्वीकृत कर दी गई । 
( 2) जिस मामले में नोटिस पंजीकृत की गई हो उसमें आयुक्त पंजीकरण की वैधता अवधि दर्शाएँगे 
जिसके दौरान सीमा शुल्क द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी । न्यूनतम वैधता अवधि एक वर्ष की होगी जब 
तक कि नोटिस प्राप्तकर्ता अथवा अधिकार धारक सीमा शुल्क की सहायता अथवा कार्रवाई हेतु कम अवधि 
के लिए अनुरोध नहीं करता है । 
( 3) . उप नियम ( 2) के अंतर्गत नोटिस का पंजीकरण प्रदान करने वाले आयुक्त तत्काल स्पीड पोस्ट 
अथवा इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा पत्र के माध्यम से नोटिस के ब्यौरे की नोटिस अंतर्गत शामिल सभी सीमा 
शुल्क कार्यालयों को सूचना देंगे | 
5 . पंजीकरण के लिए शर्ते- नियम 4 के अंतर्गत पंजीकरण निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान किया 
जाएगा: 


( क ) अधिकार धारक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि सीमा शुल्क आयुक्त के पास आयुक्त द्वारा : 
उपयुक्त समझी गई प्रतिभूति के साथ राशि के लिए बोंड भरेगा और यह शपथ लेगा कि वह माल के 
आयातकर्त, प्राप्तकर्ता और स्वामी तथा सक्षम प्राधिकारियों को सभी जिम्मेदारियों से मुक्त रखेगा और क्षय . . 
अथवा निपटान के समय तक जैसा मामला हो , क्षय, विलम्ब और निरोध की लागत वहन करेगा ; 


[ भाग I! - खण्ड 36 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( ख) अधिकार धारक सीमा शुल्क आयुक्त के पास संरक्षा बोर्ड भरेगा और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को 
तथाकथित उल्लंघन वाले माल को छोड़ने के निलम्बन के कारण सभी जिम्मेदारियों और खर्च से मुक्त 
रखेगा । 
6. बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के उल्लंघन वाले माल के आयात के लिए निषेधः - विधिवत जाँच के बाद 
आयुक्त द्वारा नोटिस का पंजीकरण प्रदान करने के बाद तथाकथित उल्लंघन वाले माल के भारत में आयात 
को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 11 के अर्थ के अंतर्गत निषिद्ध समझा जाएगा । 
7 . आयातित माल की निकासी पर रोक 
( 1) ( क ) जहाँ सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त को जैसा मामला हो , अधिकार 
धारक द्वारा दी गई नोटिस के आधार पर यह विश्वास हो कि आयातित माल बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का 
उल्लंधन करने वाला माल हो सकता है, वह माल की निकासी निलंबित रख सकता है। 
( ख) सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त मामलानुसार अपनी पहल पर ऐसे माल 
की निकासी को निलंबित रख सकता है जिसके संबंध में उनके पास प्रथम दृष्टया साक्ष्य हो अथवा यह 
विश्वास करने का समुचित आधार हो कि आयातित माल बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन करने 
वाला माल है । 
( 2 ) सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त मामलानुसार तत्काल आयातकर्ता और 
अधिकार धारक को अथवा उनके संबंधित प्राधिकृत प्रतिनिधियों को माल की निकासी के निलंबन के संबंध 
में स्पीड पोस्ट अथवा इलेक्ट्रोनिक मोड द्वारा पत्र जारी करते हुए सूचित करेगा और ऐसे निलंबन के 
कारणों का भी उल्लेख करेगा । 
( 3) जहाँ बौद्धिक सम्पदा के उल्लंघन के लिए संदिग्ध माल की निकासी निलंबित कर दी गई हो और 
अधिकार धारक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि निकासी के निलंबन की तिथि से दस कार्य दिवसों की 
अवधि के अंदर कार्यवाहियों में शामिल नहीं होता है, ताकि मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय लिया 
जा सके तो माल छोड़ दिया जाएगा बशर्ते कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत ऐसे माल के 
आयात की अन्य सभी शर्ते पूरी की गई होः 

बशर्ते कि दस कार्य दिवसों की उपर्युक्त समय सीमा उपयुक्त मामलों में और दस दिनों के लिए 
आयुक्त द्वारा अथवा उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बढ़ा न दी गई हो । 
( 4) जहाँ सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त मामलानुसार अपनी पहल पर 
माल की निकासी को निलंबित कर दिया है और अधिकार धारक निमयावली के नियम 3 के अंतर्गत कोई 
नोटिस नहीं देता है अथवा नियम 5 के अंतर्गत दायित्व पूरा नहीं करता है तो मंजूरी के निलंबन की तिथि 
से पाँच दिनों के अंदर माल छोड़ दिया जाएगा । बशर्ते कि सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 के अंतर्गत ऐसे 
माल के आयात की अन्य सभी शर्ते पूरी की गई हों । 
( 5) जहाँ माल की निकासी निलंबित की गई हो तो सीमा शुल्क अधिकारी, जहाँ वह अपनी पहल पर 
कार्य करता है, अधिकार धारक से कोई भी सूचना अथवा सहायता ले सकता है और साथ ही इस बात को 
निर्धारित करने के लिए कि संदिग्ध माल जाली अथवा चोरी की है या नहीं अथवा. वह बौद्धिक सम्पदा 
अधिकार का अन्यथा उल्लंघन तो नहीं करता है, कोई भी तकनीकी विशेषज्ञता अथवा सुविधा का लाभ ले 
सकता है । 
( 6) जहाँ सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त ने जैसा मामला हो , अपनी पहल 
पर माल की निकासी को निलंबित कर दिया है और अधिकार धारक ने नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत 
नोटिस दे दी है और नियम 5 के अंतर्गत दायित्व पूरा कर दिया है, परन्तु अधिकार धारक अथवा उसके 


. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II---- SEC . 3(6) ] 


द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि मामले की योग्यता के आधार पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए निकासी के 
निलम्बन की तिथि से दस कार्य दिवसों की अवधि के अंदर कार्यवाहियों में शामिल नहीं होता है तो माल 
छोड़ दिया जाएगा बशर्ते कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत अपने आयात की अन्य सभी शर्ते 
पूरी गई हों । 

बशर्ते कि उपर्युक्त दस दिनों की समय सीमा उपयुक्त मामलों में और दस कार्य दिवसों के लिए 
आयुक्त द्वारा अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बढ़ा न दी गई हो । 
(7) बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले नष्ट हो जाने वाले संदिग्ध माल के मामले में 
निकासी निलंबन की अवधि तीन कार्य दिवस की होगी जिसे और चार दिनों के लिए बढ़ाई जा सकती है 
बशर्ते कि आयुक्त अथवा इसके लिए उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि समय 
बढ़ाने से माल का नुकसान नहीं होगा । 
( 8) इन नियमों में कुछ भी उल्लिखित हो अधिकार धारक अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि की नोटिस के 
आधार पर नष्ट होने वाले माल की निकासी के निलम्बन के मामले में अधिकार धारक अथवा उसका 
प्राधिकृत प्रतिनिधि इन नियमों में यथापेक्षित तीन कार्य दिवसों अथवा उप-नियम ( 7) में यथा विनिर्दिष्ट 
बढ़ाई गई अवधी के अंदर कार्यवाहियों में शामिल होगा और सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क 

सहायक आयुक्त द्वारा जैसा मामला हो, नष्ट होने वाले माल की निकासी के निलंबन के मामले में अपनी 
• पहल से अधिकार धारक नोटिस देगा , बोंड भरेगा और इन नियमों में यथापेक्षित तीन कार्य दिवसों अथवा 

इस नियम के उप -नियम (7) में यथा विनिर्दिष्ट बढ़ाई गई अवधि के अंदर, जैसा मामला हो , कार्यवाहियों 
में शामिल होगा अन्यथा माल छोड़ दिया जाएगा । 
( 9) यदि दस कार्य दिवसों अथवा उपनियम (6) के अंतर्गत बढ़ाई गई अवधि के अंदर और तीन कार्य 
दिवसों अथवा इस नियम के उप -नियम ( 7) में यथाविनिर्दिष्ट बढ़ाई गई अवधि के अंदर नष्ट होने वाले 
माल के मामले में अधिकार धारक अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यवाहियों में शामिल होता है तो 
सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क सहायक आयुक्त , जैसा मामला हो , ऐसा विश्वास करने के 
कारण होने पर कि माल बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का उल्लंघन करने वाले माल हैं और ये सीमा शुल्क 
अधिनियम की धारा 111 के अंतर्गत जब्ती के योग्य हैं , सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत 
उसे जब्त कर सकता है । 
8. आयुक्त अथवा इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारी अधिकार धारक और आयातकर्ता अथवा 
उनके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों को ऐसे माल की जाँच की अनुमति प्रदान करेगा जिसकी निकासी 
निलंबित कर दी गई है और प्रतिनिधि को परीक्षण, जाँच और विश्लेषण के नमूने प्रदान करेगा ताकि उसे 
यह निर्धारित करने में सहायता दी जा सके कि माल चोरी के अथवा जाली है अथवा वे अन्यथा बौद्धिक 
सम्पदा अधिकार का उल्लंघन करते हैं और इसके लिए गोपनीय सूचना के संरक्षण का कोई पूर्वाग्रह नहीं 
होगा । 


- 


--- 


- 


--- 


-- 


- 


-- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


----- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


-.-.. 


.-- 


9. 


अधिकार धारक को सूचना की पूर्ति 


--- 


- 


- 


--- 


अधिकार धारक के अनुरोध पर सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त , जैसा 
भी मामला हो, आयातक का नाम और पते की सूचना देंगे और गोपनीय सूचना के संरक्षण पर प्रतिकूल 
प्रभाव डाले बिना सीमा शल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त , जैसा भी मामला हो , परेषण 
जिसकी निकासी निलंबित कर दी गई है, से संबंधित अतिरिक्त संगत सूचना भी प्रदान करेगा । 


----.--..-.. 


.. 


" 


..-.- 


.-." 


. 


[ भाग Il - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


10. 


आयातक को सूचना की पूर्ति - 


आयातक अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के अनुरोध पर सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा - 
सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो , अधिकारधारक का नाम और पते की सूचना देंगे और 
गोपनीय सूचना के संरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल बिना सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा 
शुल्क , जैसा भी मामला हो , परेषण जिसकी निकासी निलंबित कर दी गई है, से संबंधित अतिरिक्त संगत 
सूचना भी प्रदान करेगा । 


11. अतिलंघन माल का निपटान- ( 1) जहां सीमा शुल्क , जैसा भी मामला हो , के निर्धारण पर यह 
पाया गया है कि रोका गया अथवा जब्त - शूदा माल ने बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन किया है और 
सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 की धारा 111( घ) के अंतर्गत जब्त किया गया है तथा ऐसे निर्धारण के 
संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है, सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त , 
जैसा भी मामला हो , अधिकार धारक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि से " अनापत्ति अथवा सहमति " प्राप्त 
करने के बाद अधिकारियों के पर्यवेक्षण के अंतर्गत माल को नष्ट करेगा अथवा उसको वाणिज्य के सामान्य 
माध्यमों के बाहर निपटान करेंगे । . 

बशर्ते कि यदि अधिकार धारक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि सूचना दिए जाने के बाद बीस 
कार्यदिवस के भीतर अथवा अधिकार धारक के अनुरोध पर आयुक्त द्वारा मंजूर की गई यथा ऐसी विस्तारित 
अवधि के भीतर, जो दूसरे बीस कार्यदिवसों से अनधिक हो , सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा 
शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथा प्रस्तावित निपटान के तरीके का विरोध अथवा प्रतिक्रिया , 
नहीं करते हों , वह सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त , जैसा भी मामला हो , द्वारा 
यथा प्रस्तावित निपटान के तरीके से सहमत हुआ समझा जायेगा । 

इसके अलावा यह भी कि नष्ट करने अथवा निपटान के समय तक नष्ट , डेमरेज और रोके रखने 
पर हुए प्रभारों की लागत , जैसा भी मामला हो , अधिकार धारक द्वारा वहन किया जायेगा । 
( 2) अपरिवर्तित स्थिति में बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन करके माल के पुनः निर्यात की अनुमति 
नहीं होगी । 
( 3) सीमा शुल्क अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त , जैसा भी मामला हो, अपने आप अथवा अधिकार 
धारक के अनुरोध पर उसके नष्ट अथवा निपटान से पहले बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन किए गए 
माल के नमूने प्राप्त कर सकता है और उसे अधिकार धारक अथवा आयातक को प्रदान करता है यदि ऐसे 
नमूने लंबित अथवा भावी मुकदमेबाजी में साक्ष्य के रुप में आवश्यक हो । 


12. असबाब और छोटे ( डि -मिनींमिस ) आयातों का अपवर्जन :- व्यक्तिगत असबाव में निहित गैर 
वाणिज्यिक प्रकृति का अथवा आयातक के व्यक्तिगत उपयोग के इरादे से छोटे परेषणों में भेजा गया माल 
उपर्युक्त नियमों के अध्यधीन नहीं है । 


13. इन नियमों के अंतर्गत की गई कार्रवाई का संरक्षण:- सीमा शुल्क के अधिकारी जब सद्भाव में 
कार्य किया हो और इन नियमों में निर्धारित की गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित के लिए 
उत्तरदायी नहीं होगाः 


( क ) बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन करते हुए माल का खोजने में विफल, 
( ख) ऐसे माल को असवाधानीवश छोड़ना, और 
• (ग) ऐसे माल के संबंध में अन्य कोई कार्रवाई । 

234435707 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC .30 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुबंध 
(नियम 3 के उपनियम (2) को देंखे) 


बौद्धिक संपदा अधिकार ( आयातित माल) प्रवर्तन नियम , 2007 के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों के 
उल्लंघन वाले माल के संबंध में नोटिस के लिए प्ररुप 


2. 


1. आवेदक का नाम : 

आवेदक के सम्पर्कों के ब्यौरे 
( क ) कार्यालय का पता 
( ख ) निवास का पता 
( ग) ई -मेल का पता 
( घ) आई ई सी नं . 


3. 


आवेदक के दूरभाष नं . 
( मोबाइल नं . सहित ) 
अधिकार धारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम और संपर्क के ब्यौरे । . 
( कृपया अधिकार धारक से प्राधिकार को संलग्न करें ) 
अधिकार धारक द्वारा एक वैध बौद्धिक संपदा अधिकार के अस्तित्व और स्वामित्व का सबूत 
बौद्धिक संपदा अधिकारों का कथित उल्लंघन करके माल को छोड़ने को निरस्त करने के नोटिस 

के लिए अधार वाला एक विवरण । 
7 . बौद्धिक संपदा अधिकारों का कथित उल्लंघन करके माल के किसी विशेष परेषण के मामले में , 
उल्लंघन के प्रथम दृष्टया साक्ष्य सहित परेषण का ब्यौरा और नोटिस के लिए आधार का विवरण | 
8. सीमा शुल्क टैरिफ शीर्ष सहित उस माल का विस्तृत ब्यौरा जिसके संबंध में नमूना, मॉडल अथवा 
किसी असली उत्पाद का फोटोग्राफ सहित बौद्धिक संपदा अधिकार लागू होते हैं । 
9 . . शामिल किए जाने वाले सीमा शुल्क विमानपतन/ सीमा शुल्क पतन/ भू- सीमा शुल्क स्टेशन का नाम 


मैं /हम घोषणा करता हूँ | करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण मेरी / हमारी सर्वोत्तम जानकारी के 
अनुसार सत्य हैं और इसके साथ संलग्न दस्तावेज असली हैं | 


अधिकार धारक अथवा उसके 
प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 

कार्यालय मुहर 


स्थान: 


दिनांक : 


[ फा. सं. 305 / 96 / 2004 - एफ टी टी ( भाग -I) ] 

एस. पी. राव , अवर सचिव 


[ 11 ]I -- GU53(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- - 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 8th May, 2007 
No . 47/ 2007 -CUSTOMS (N .T.) 


G . S . R . 331 (E ). In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 
156 of the Customs Act,1962 (52 of 1962), read with clauses (n ) and (u ) of sub 
section (2 ) of section 11 of the said Act, the Central Government hereby makes 
the following rules , namely : 


1. 


Short title , commencement and application . - 

These may be called the Intellectual Property Rights ( Imported Goods ) 
Enforcement Rules , 2007 . 
They shall come into force on the date of their publication in the Official 

Gazette . 
(ii) They shall apply to imported goods. 


2. Definitions. - 

(a )" goods infringing intellectual property rights" means any goods which are made , 
i reproduced , put into circulation or otherwise used in breach of the intellectual 

property laws in india or outside india and without the consent of the right holder or 
a person duly authorized to do so by the right holder ; 


(b ) " intellectual property " means a copyright as defined in the Copyright Act, 1957, 
trade mark as defined in the Trade Marks Act, 1999, patent as defined in the Patents 
Act, 1970 , design as defined in the Designs Act, 2000 and geographical indications 
as defined in the Geographical Indications of Goods (Registration and Protection ) 
Act , 1999 ; 


(c ) “ Intellectual property law " means the Copyright Act, 1957 , the Trade Marks 
Act, 1999, the Patents Act, 1970, the Designs Act, 2000 or the Geographical 
Indications of Goods (Registration and Protection ) Act, 1999 ; 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


(PART 1l -- SEC . 3( )] 


(d ) " right holder " means a natural person or a legal entity , which according to the 
laws in force is to be regarded as the owner of protected intellectual property right, 
its successors in title , or its duly authorized exclusive licensee as well as an 
individual, a corporation or an association authorized by any of the aforesaid persons 
to protect its rights . 


3 . Notice by the right holder. - 
(1) A right holder may give notice in writing to the Commissioner of Customs or 
any Customs officer authorised in this behalf by the Commissioner, at the port of 
import of goods infringing intellectual property rights in accordance with the 
procedures and under the conditions as set out in these Rules, requesting for 
suspension of clearance of goods suspected to be infringing intellectual property 
right. 


(2 ) The notice in respect of goods infringing intellectual property rights shall be given 
in the format prescribed in the Annexure to these Rules. 


(3 ) Every such notice shall be accompanied by a document as specified by the 
Commissioner , evidencing payment of application fee of Rs. 2000 ( two thousand 
rupees only ). 


( 4) If any of the information as required in the format under sub -rule (2 ) is not 
provided , the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs may, as the case may be, ask the right holder or his authorised 
representative to provide the same within 15 days, which may be extended on 
sufficient reasons being shown. 


(5 ) The right holder shall inform customs authority when his intellectual property 
ceases to be valid or if he ceases to be the owner of such intellectual property right 
4 . Registration ofnotice by the Commissioner. - 
(1) Within 30 working days from the date of receipt of the notice under sub 
rule (1) of Rule 3 , or from the date of expiry of the extended time as contemplated in . 
sub -rule (4 ) of Rule3 , as the case may be , the Commissioner shall notify the 
applicant whether the notice has been registered or rejected . 
( 2 ) In a case where the notice has been registered, the Commissioner shall 


[ MI- 033 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


indicate the validity period of the registration during which assistance by Customs 
shall be rendered . The minimum validity period shall be one year unless the noticee 
or rightholder requests for a shorter period for customs assistance or action . 
(3 ) The Commissioner granting the registration of the notice under sub -rule (2 ) 
shall inform , immediately through a letter by speed post or through electronic mode, 
all Custom offices covered by the notice of the details of the notice . 


. 


5. Conditions for registration . - The grant of registration under rule 4 shall be 
subject to following conditions, namely : - 
(a ) the right holder or his authorised representative shall execute a bond with 

the Commissioner of Customs for suc : amount with such surety and 
security as deemed appropriate by th : Commissioner, undertaking to 
protect the importer , consignee and he owner of the goods and the 
competent authorities against all liabilities and to bear the costs towards 
destruction , demurrage and detention charges incurred till the time of 

destruction or disposal, as the case may be; 
(b ) the right holder shall execute an indemnity bond with the Commissioner 

of Customs indemnifying the Customs authorities against all liabilities and 
expenses on account of suspension of the release of allegedly infringing 
goods. 


6. Prohibition for import of goods infringing intellectual property rights .- After 
the grant of the registration of the notice by the Commissioner on due examination , 
the import of allegedly infringing goods into India shall be deemed as prohibited 
within themeaning of Section 11 of the Customs Act, 1962 . 


7 . Suspension of clearance of imported goods . 
( 1)(a ) Where the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs, as the case may be, based on the notice given by the right holder has a 
reason to believe that the imported goods are suspected to be goods infringing 
intellectual property rights , he shall suspend the clearance of the goods. 


(b) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs , . 
as the case may be , may, on his own initiative , suspend the clearance of goods , in 
respect of which he has prima-facie evidence or reasonable grounds to believe 
that the imported goods are goods infringing intellectual property rights . 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY (PART II—_ SEC. 3( )] 
(2) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs , as the case may be, shall immediately inform the importer and the right 
holder or their respective authorised representatives through a letter issued by 
speed post or through electronic mode of the suspension of clearance of the goods 
and shall state the reasons for such suspension . 


(3 ) Where clearance of the goods suspected to be infringing intellectual 
property has been suspended and the right holder or his authorised representative 
does not join the proceedings within a period of ten working days from the date of 
suspension of clearance leading to a decision on the merits of the case , the goods 
shall be released provided that all other conditions of import of such goods under 
the Customs Act , 1962, have been complied with : 
Provided that the above time-limit of ten working days may be extended by another 
ten days in appropriate cases by the Commissioner or an officer authorized by him in 
this behalf. 
( 4) Where the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs , as the case may be , has suspended clearance of goods on his own 
initiative and right holder does not give notice under rule 3 of the Rules or does not 
fulfill the obligation under Rule 5 , within five days from the date of suspension of 
clearance , the goods shall be released provided that all other conditions of import 
of such goods under the Customs Act, 1962, have been complied with . 


. 


(5 ) Where the clearance of goods has been suspended , customs may, where it 
acts on its own initiative , seek from the right holder any information or assistance , 
including technical expertise and facilities for the purpose of determining whether the 
suspect goods are counterfeit or pirated or otherwise infringe an intellectual property 
right 


(6 ) Where the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs, as the case may be, has suspended clearance of goods on his own 
initiative and right holder has given notice under rule 3 of the Rules and fulfilled the 
obligations under Rule 5 , but , the right holder or his authorised representative does 
not join the proceedings within a period of ten working days from the date of 
suspension of clearance leading to a decision on the merits of the case, the goods 
shall be released provided that all other conditions of their import under the : : 


( 11 11 - 


3 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LLL 


Customs Act , 1962 , have been complied with : 
Provided that the above time- limit of ten working days may be extended by another 
ten working days in appropriate cases by the Commissioner or an officer authorized 
by him in this behalf. 


(7) In the case of perishable goods suspected of infringing intellectual property 
rights , the period of suspension of release shall be three working days which may 
be extended by another four days subject to the satisfaction of the Commissioner or 
the officer authorized by him in this behalf that such extension shall not affect the 
goods. 
(8 ) Notwithstanding anything contained in these Rules, in the case of 
suspension of clearance of perishable goods o the basis of notice of the right 
holder or his authorized representative, the right holder or his authorized 
representative shall join the proceedings as required under these Rules within 
three working days or the extended period as provided in sub -rule (7 ) and in case 
of suspension of clearance of perishable good by the Deputy Commissioner of 
Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be , on his own 
initiative , the right holder shall give notice , execute a bond and join the 
proceedings as required under these Rules within three working days or the 
extended period as provided in sub- rule (7 ). , as the case may be, failing which the 
goods shall be released . 


(9) If within ten working days or the extended period under sub- rule (6), as the 
case may be , and within three working days or the extended period as provided in 
sub - rule (7 ) of this rule in the case of perishable goods, the right-holder or his 
authorized representative joins the proceedings, the Deputy Commissioner of 
Customs or Assistant Commissioner of Customs , as the case may be , having 
reasons to believe that the goods are goods infringing intellectual property rights and 
liable to confiscation under section 111 (d ) of the Customs Act, may seize the same 
under section 110 of the Customs Act. 


8 . Examination of goods by right holder - The Commissioner or the officer duly 
authorized in this behalf shall allow a right holder and the importer or their duly 
authorized representatives to examine the goods, the clearance of which has been 
suspended , and may provide representative samples for examination , testing and 
analysis to assist in determining whether the goods are pirated , counterfeit or 

Teil or . . . .. : 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[PART II SEC. 30 ) 
otherwise infringe an intellectual property right, without prejudice to the protection of 
confidential information . 


I 


-::-. 


9 .Supply of information to the right holder . - At the request of the right holder , 
the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as 
the case may be, shall inform the name and address of the importer and without 
prejudice to the protection of confidential information the Deputy Commissioner of 
Customs or Assistant Commissioner of Customs , as the case may be , may also 
provide additional relevant information relating to the consignment which has been 
suspended from clearance . 


. 


. 


.. 


- 


. 


. 


--... 


10 . Supply of information to the importer . - At the request of the importer or his 
duly authorized representative , Deputy Commissioner of Customs or Assistant 
Commissioner of Customs , as the case may be , shall inform the name and address 
of the right holder and without prejudice to the protection of confidential information 
the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs , as 
the case may be, may also provide additional relevant information relating to the 
consignment which has been suspended from clearance . 


- 


- 


11.Disposal of infringing goods. - (1). Where upon determination by the Deputy 
Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs , as the case 
may be, it is found that the goods detained or seized have infringed intellectual 
property rights , and have been confiscated under section 111 (d ) of the Customs 
Act , 1962 and no legal proceedings are pending in relation to such determination , 
the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs , as 
the case may be , shall, destroy the goods under official supervision or dispose 
them outside the normal channels of commerce after obtaining no objection or 
concurrence of the right holder or his authorized representative : 

Provided that if the right holder or his authorized representative does not 
oppose or react to the mode of disposal as proposed by the Deputy Commissioner 
of Customs or Assistant Commissioner of Customs , as the case may be , within 
twenty working days after having been informed, or within such extended period as 
may have been granted by the Commissioner at the request of the right holder, not 
exceeding another twenty working days , he shall be deemed to have concurred with 
the mode of disposal as proposed by the Deputy Commissioner of Customs or 
Assistant Commissioner of Customs , as the case may be: 


".-.-.- 


.- 


.-.- 


.--- 


- 


-- 


: 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


[ 47 ] Il - GU53(1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Provided further that the costs toward destruction , demurrage and detention 
charges incurred till the time of destruction or disposal, as the case may be, shall be 
borne by the right holder . 
(2 ) There shall not be allowed the re -exportation of the goods infringing 
intellectual property rights in an unaltered state . 
( 3 ) The Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of 
Customs , as the case may be, may on his own, or at the request of the right 
holder , retain samples of goods infringing intellectual property rights prior to their 
destruction or disposal and provide the same to the right holder or importer if such 
samples are needed as evidence in pending or future litigations. 
12. Exclusion of baggage and De -minimis Imports.- Goods of a non -commercial 
nature contained in personal baggage or sent in small consignments intended for 
personal use of the importer are not subject to the above Rules . 


13 . Protection of action taken under the Rules .- Customs officers when acting in 
good faith and having followed the procedures set out in these Rules shall not be 
liable for: 
(a ) any failure to detect goods infringing intellectual property rights , 
(b ) the inadvertent release of such goods, and 
(c ) any other action in respect of such goods. 


ANNEXURE 

( see sub -rule (2 ) of rule 3 ) 
Format for notice in respect of goods infringing intellectual property rights under 
Intellectual Property Rights ( Imported Goods ) Enforcement Rules , 2007 


Name of the Applicant: 


Contact Details of the applicant: 
( A ) Office address : 
(B ) Residence address 
(C ) E -mail address 
(D ) IEC No 


. 


3 


Applicant s Telephone numbers including mobile number) 


4 Name and contact details of authorized representative of the right 

holder . ( please attach authorization from the right holder) 
20tenen 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(Part II- SEC. 3 (1)] 


- 


-- 


.. 


... 


. 


Proof of the existence and ownership of a valid intellectual property 
right by the right holder 
A statement of the grounds for the notice of suspension of release of 
the goods allegedly infringing intellectualproperty rights 


..... 


In the case of a specific consignment of goods allegedly infringing 
intellectual property rights , details of the consignment and a statement 
of the ground for the notice including prima facie evidence of 
infringement 


- 


Detailed description of the goods with Customs Tariff Heading in 
respect of which an intellectual property right applies, together with a 
sample , model or photograph of a genuine product 


Name of customs airport customs port/land customs station to be 
covered 


I/We declare that the particulars furnished above are true to the best of my/our 
knowledge and the documents enclosed herewith are genuine . 


****** 


**** 


-- 


Signature of the rightholder or his authorized representative 

Office Seal 


-- 


---- 


---- 


Place: 


Date : 


-- 


[F. No . 305/ 96 /2004 -FTT (Part -1)]. 

S . P. RAO , Under Secy. 


PEL 


. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


